रजिस्ट्री सं० डी०एल० - 33004/97 


REGD . NO . D. L.-33004/ 97 


- 


- 


- 


1 


३ 


. -..1-- 1 : 


- 


- 


: 


सत्यमेव जयत 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


, असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग [[ -- खण्ड 3 - उप - खण्ड ( i ) 
PART II - Section 3 Sub -section ( ii ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं. 334 ] 
No. 334 ] 


नई दिल्ली, बृहस्पतिवार , जून 5 , 1997 / ज्येष्ठ 15 , 1919 
NEW DELHI, THURSDAY , JUNE 5 , 1997/ JYAISTHA 15 , 1919 


- 


जल- भूतल परिवहन मंत्रालय 
( आई डबल्यू टी प्रांच ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 5 जून , 1997 
का . आ . 428( अ ). - भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम , 1985 ( 1985 का 82 ) की धारा 3 की उप - धारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा कोमोडोर आर एम नायर, हाइड्रोग्राफिक चीफ , ( आई. डब्ल्यू. ए. आई.) को 5900 - 6700 रु. प्रतिमाह 
वेतनमान में 21 अप्रैल, 1997 ( पूर्वाहन ) से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक , इनमें से जो भी पहले हो , प्रतिनियुक्ति के आधार पर 
भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण में सदस्य ( तकनीक ) नियुक्त करती है । 


[ सं. ए. -12011/1/95 - आई डब्ल्यू टी ] 

के . आर. भाटी , संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT 

(IWT Branch ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 5th June , 1997 
S. O . 428 ( E ). - In exercise of the powers conferred by Sub -section 3 of Section 3 of Inland Waterways Authority of 
India Act, 1985 (82 of 1985 ), the CentralGovernment hereby appoints Cdr. R . M . Nair , Hydrographic Chief ( IWAI) as member 
( Tech.), Inland Waterways Authority of India, on deputation basis, in the pay scale of Rs . 5900 -6700p.in. for a period of three 
years with effect from 21st April, 1997 ( FN ), or till further orders whichever is earlier . 

[ No . A -12011/ 1 / 95-IWT ] 

K. R. BHATI, Jt , Secy , 
1400G/ 97 


Printed by the Manager, Govt of India Press. Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 - - 1997 


